214 


PART - I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 20 , 1973 (PHGN 29 , 1894 SAKA ) 


431 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


4 


- 


दिनांक 6 मार्च, 1973 
समांक 379-1 ( II )-73/7506.-- श्री रिछपाल सिंह, पुन श्री मुखराम, गांव सुरहाली, सहसील मज्जर, जिला रोहतक , 
की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की 

1948 की धारा 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री रिछपाल सिंह की मुबलिंग 150 रुपये 
की बागीर जोकि उसे पंजाब/ हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5102 जे :एन ( III )-66/12267, दिनांक 16 जून, 1966 , 
तथा 6041 प्रार ( III ) -70/29505 दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब श्रीमती भूरी , देवी 
विधवा श्री रिछपाल सिंह, के नाम रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक को दर से मन्जूर की जाती है । इन अधिकारों का 
प्रयोग सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

दिनांक 13 माचं, 1973 


अमाक 366 6-अ ( II )-72/7959.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उस में प्राण तक हरियाणा 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) ( 1) तथा 3 ( 1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
हरियाणा के राज्यपाल श्री राम पत, पुत्र श्री हर नन्द, ग्राम वाटड़ा, तहसील दादरी, जिला भिवानी को रबी , 1968 से रवी, 
1970 तक 100 रुपये चार्षिक तथा खरीफ , 1970 से आगे 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


. 


विभाग । 


•~ 


गुररषण सिंह विंदरा, 
प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व 
CONSOLIDATION DEPARTMENT 

The 16th March , 1973 
No. GA/ 1554.-- In exercise of the powers conferred by sub. section ( 7 ) of section 21 of the 
East Punjab Holdings ( Consolidation and prevention of Fragmentation ) Act, 1948, the Governor of Haryana 
i s pleased to appoint Shri Jawahar Lal Arora , H.C.S., 10 be the Assistant [ irector, Consolidation of 
Holdings, Haryana , to exercise the powers under the aforesc id section in respect of whole of the State 
of Haryana , 

No. GA / 1575. - In exercise of the powers conferred Holdings, Haryana , in respect of whole of the State 
by subsection (1 ) of Section 41 of the East Punjab of Haryana. 
Holnings (Consolidation and Prevention of Frag 
mentation) Act , 1948 , the Gavernor of Haryana is 

D. D. SHARMA, 
pleased to direct that the powers exerciseable by 
the State Government under Section 42 of the said 

Secretary to Government Haryana , 
Act shall also be exerciscablc by Shri Jawahar Lal 

Revenue & Consolidation Department . 
Arora , H.C.S. , Assistant Director, Consolidation of 

COOPERATION DEPARTMENT 

The 15th March , 1973 
No. 1987- C -1-73,8254 .-- Sarvshri Pritam Singh , Risal Singh , Inder Dev Sharma and Sudarshan 
Mohan , Assistant Registrars , Cooperative Societies, of Cooperation Department, who appeared in the 
Departmental Examination in Accounts held on 13th February, 1973 , have qualified in tho said examination . 

KULWANT SINGH , Socy . 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 14th March, 1973 


. 


No. 1491- Agr. II ( 3)-73/ 4358. - In accordance with the provision of sub - section (3) of Section 31 
of the Warehousing Corporation Act , 1962, M /s S. L. Khindaria and Co., Chartered Accountants , 
New Delhi, appointed as auditors of Haryana Warehousing Corporation for the year 1971-72 at a 
remuneration of Rs. 3,500/ - ( Rupees three thousand and five hundred only) by the Government of 
Heryana . 


